1478 


HARYANA GOVT GAZ ., AUGUST 8, 1978 (SRVN . 17 , 1900 SAKA) 


[ PART I 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


कोरीजेन्डम 


दिनांक 28 जुलाई , 1978 
अमांक 1106- ज ( 0-78/ 21210.- हरियाणा सरकार, राजस्व विभाग की युद्ध जागीर अधिसूचना क्रमांक 537- ज(1 ) 
78/11692, दिनांक 25 अप्रैल , 1978, जो कि हरियाणा राजपत्र , में दिनांक 2 मई, 1978 में मुद्रित की गई है के क्रम 
संख्या 1 के कालम २० 6 में “ खरीफ 1973 की बजाए "रवी 1973 " पढ़ा जाए । 


। 


धारा 


4 


क्रमांक 920-ज ( I) -78/21286 .--- श्री प्रभु सिंह, पुत्र श्री बख्तावर सिंह , गांव कुण्डल , तहसील रिवाड़ी , जिला 
महेन्द्रगढ़, की दिनांक 5 जनवरी, 1978 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार 
अधिनियम , 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की 
धारा 4 एवं 2 (ए ) ( 1 ) तथा 3( 1 ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष आदेश देते है , कि 
श्री प्रभु सिंह को मुब्लिक 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 4 6- ज (I )-75/ 
8375, दिनांक 26 मार्च, 1975 द्वारा मंजूर की गई थी , अब उसकी विधवा श्रीमती अच्छना देवी के नाम खरीफ़ , 1978 
से 150 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील की जाती है 

दिनांक 31 जुलाई , 1978 
प्रमांक 990 -ज ( I) -78/21281.-- श्री केवल राम , पुत्र श्री भिरवा , गांव झांवरी , तहसील व जिला भिवानी , 
को दिनांक 11 मार्च, 1975 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाण के राज्यपाल , पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 
1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है ) की 
एवं (ए ) (1) तथा 3( 1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष आदेश देते हैं कि श्री केवल राम 
को मुग्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर, जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 6131-र(IV) -67/481, 
दिनांक 1 फरवरी, 1968 तथा अधिसूचना क्रमांक 5 041-प्रार-III - 70/ 29505, दिनांक 8 दिसम्बर , 1970 द्वारा मन्जूर को 
गई थी , अब उसकी विधवा श्रीमती बीरां के नाम खरीफ़ , 1975 से 150 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों 
के परतर्गत तबदील की जाती है । 

क्रमांक 836- ज (I )-78/21290.-- श्री बल्ला राम , पुत्र श्री जवाहरा , गांव कुडलका वास , तहसील व जिला 
भिवानी की दिनांक 17 दिसम्बर, 1974 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल , पूर्वी पंजाव युद्ध पुरस्कार 
अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है, 
की धारा 4 एवं 2(ए ) ( 1 ) तथा 3( 1 ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष आदेश देते 

कि श्री बल्ला राम की मुग्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 8402 
र(III ) -70/1269, दिनांक 14 जनवरी , 1971 द्वारा मन्जूर की गई थी , अब उसकी विधवा श्रीमती सुन्दर 
खरीफ़ , 1975 से 150 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील की जाती है 

क्रमांक 910- ज ( I )-78/ 21329.- श्री भवानी शंकर , पुत्र श्री गणेशी लाल , मुहल्ला रावण , नारनौल , जिला 
महेन्द्रगढ़ , की दिनांक 5 जून , 1977, को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल , पूर्वो पंजाब युद्ध पुरस्कार 
अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की 
धारा । एवं 2(ए ) (1 ए ) तथा 3( 1 ए ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों को प्रयोग करते हु ! सहर्ष आदेश देते हैं कि श्री भवानी 
शंकर को मुम्लिक 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 3332-र ( III)-70/ 
14190, दिनांक 27 जून , 1970 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041- बार- III - 70/ 29505,. दिनांक 8 दिसम्बर , 1970 द्वारा 
मजूर की गई थी , अब उसकी विधवा श्रीमती कस्तूरी देवी के नाम रबी , 1978 से 150 रुपये वार्षिक की दर से सनद में 
दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील की जाती है । 


के नाम 


दिनांक 1 अगस्त , 1978 


क्रमांक 1154 -ज (II )-78/21418.-- श्री महेश चन्द्र, पुन श्री दुत्ता, गांव उठमापुर, तहसील झज्जर, जिला रोहतक, 
दिनांक 26 मार्च, 1978 , को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि 
उसे इरिया गा राज्य में प्रातःया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) को धारा 4 एवं 2( ए ) ( 1 ) तथा 3 ( 1 ) के 


. 


PART 1 


HARYANA GOVT GAZ ., AUGUST 8, 1978 (SRVN . 17 , 1900 SARA) 


| 1479 


अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष आदेश देते हैं , कि श्री महेश चन्द्र को मुब्लिग 150 रु ० वार्षिक की जागीर 
जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 4790- आर( 4 ) -67/3195, दिनांक 12 सितम्बर, 1967 तथा अधिसूचना 
क्रमांक 5041 -पार- 111-70/ 29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा मंजूर की गई थी , 

मंजूर की गई थी , अब उस की विधवा 
श्रीमती चन्द्रती के नाम खरीफ़ , 1978 से 150 रु ० वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील 
की जाती है । 


क्रमांक 1162-ज (II) -78/21422.-- श्री गणेश दत्त शर्मा, पुत्र श्री अमर नाथ , निवासी 14-ए , अशोक कालोनी , 
करनाल , तहसील व जिला करनाल को दिनांक 7 जून , 1977, की हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी 
पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया 
गया है ) की धारा 4 एवं 2 (ए) ( 1ए ) तथा 3 (1ए ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष प्रादेश देते हैं , कि 
श्री गणेश दत्त शर्मा को मुग्लिग 150 रु ० वार्षिक की जागीर जो उभ हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 342- आर 
( 4) -67/1063, दिनांक 12 अप्रैल , 1967, तथा अधिसूचसा क्रमांक 5041- बार III - 70 / 29505 , दिनांक 8 दिसम्वर, 
1970 द्वारा मजूर की गई थी , अब उसकी विधवा श्रीमती सुशीला शर्मा के नाम रबी , 1978 से 150 रु ० वार्षिक की 
सनद 

में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील की जाती है । 


दर से 


क्रमांक 957 -ज(I ) -78/21492.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उस में अाज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए ) ( 1 ) तथा 3 ( 1 ) के अनुसार सोपे गये 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उनके नाम के 
सामने दी गई फ़सल तथा राशि एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं : 


कमांक जिला 


जागीर पाने वाले का नाम 


गांव व पता 


तहसील 


वाषिक राशि 


फ़सल / वर्ष जब से जागीर 

दी गई 


रुपए 
150 


- 


भिवानी 


पुत्र 


नन्दगांव 


भिवानी 


श्री उमराव सिंह , 
श्री मंगल सिंह 


खरीफ़, 1974 से 


2 


श्री पीरदान , पुत्र 
श्री धन्ना राम 


लोहारू 


रबी , 1975 से 


150 


ढाणी 
भालोठीया 


क्रमांक 553 -ज ( I)-78/21500.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है और उसमें प्राज तक संशोधन किया गया है ) की धारा ( ए) ( 

( 1 ए ) तथा 3(iए ) के अनुसार सौंपे गये 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री मति ब्रहमा देवी विधवा श्री बुद्ध सिंह, गांव हालूवास , तहसील व 
बिला भिवानी, को रबी , 1973 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष 
प्रदान करते हैं । 


जाक 1119-9( I) -78 / 21504.-पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है और उस में भाज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2( ए)( 1ए ) तथा 3(1 ए) के अनुसार सौंपे गये 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री राम अवतार सिंह, पुत्र श्री भुरू सिंह , गांव बसई, तहसील व 
जिला महेन्द्र गढ़, को रची , 1973 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष 
प्रदान करते हैं । 


क्रमांक 1004-1 ( I)78/21508.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उस में प्राज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 (ए ) ( 1 ) तया 3( 1 ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का 


1480 


RARYANA GOVT GAZ ., AUGUST 8 , 1978 (SRVN . 17 , 1900 SAKA ) 


[ PART 


प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली पुर जागीर उनके नाम के सामने दी 
गई फसल तथा राशि एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्षप्रदान करते हैं :-- 


ऋमांक 


जिला 


जागीर पाने वाले का नाम 


गांव व पता 


तहसील 


फ़सलो वर्ष जब से 
जागीरदी गई 


वार्षिक 
राशि 


उपय 


1 


अम्बाला 


तेजां 


अम्बाला 


रवी , 1973 से 


150 


2 


खण्डेवाला 


जगाधरी 


रवी , 1976 से 


150 


श्री शेर सिंह , पुन 
श्री साहब सिंह 
श्रीमती छान कौर, विधवा 
श्री गोपाल सिंह 
श्री हरबन्स सिंह, पुत्र 
श्री भगत सिंह 


3 


36, माल 


अम्बाला 


रबी, 


1974 से 


150 


रोड़ , अम्बाला 
कन्द 
कुलरपुर 


4 


नारायणगढ़ 


रबी , 1975 से 


200 


श्री हरनाम सिंह, पुत्र 
श्री नवाब सिंह 


. 


रोशन लाल शर्मा, 
विशेष कार्य अधिकारी, हरियाणा सरकार, 

राजस्व विभाग । 
PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
(BUILDINGS AND ROADS) 

The 21st July , 1978 
No. 6547 - PWIII( 5) -78. - The Governor of Haryana is pleased to declare the following Sub 
Divisional Engineers ( Hort.) as well as Sub - Divisional Engineers ( Civil ) successful in the Departmental 
Professional Exemination held from 24th May , 1978 , to 26th May, 1978 : - 

( 1) Shri Raj Singh , S. D. E. ( Hort.) 
( 2 ) Shri V. P. Katyal, S. D. E. 

Exemption already granted in the 
papers Accounts and Office , rocedure 
Water Supply and Drainage -Roads 
and Bridges/General Oral, -vide 
Notification No. 9888 -PWIII(5 )-771 
27387, dated the 9th September , 

1977. 
( 3) Shri Shyam Lal Gupta , S. D.E. 

Exemption already ganted in the 
papers Accounts and Office Proce 
dure / Simple Elect . Engineer - 
ing and Mech.. Engineering / 
General Oral/ Roads and Bridges / 
Water Supply and Drainage , -vide 
Notifications No. 3266- PWIII ( 5) 
76/131447, dated the 11th April , 
1976 , No. 8744-PWIII( 5)-76/29986 , 
dated the 26th August , 1976 and 

No. 3821 -PWIII ( 5 )-77/ 14091 , dated 

the 10th May , 1977 . 
4. Shri Jagdish Mittar , S. D. E. 

Exemption already granted in the 
papers Accounts and Office Proce 
dure /Material and Constructions / 
Roads and Bridges /Genera ] Oral / 
Simple Elect . and Mech. 
Engineering ,-vide Notifications 
No. 3821 -PWIII ( 5) -77/14091 , dated 
the 10th May , 1977, No. 9888 
PWIII( 5 )-77127387, dated the 9th 
September , 1977 and No. 187 
PWIII( 5 )-78, dated the 23rd 
February , 1978 . 


PART 1 


HARYANA GOVT GAZ , AUGUST 8 , 1918 (ŚRYN . 17 , 1900 SAKA ) 


1481 


(5 ) Shri Ram Rattan Anand , S. D. E. 

Exemption already granted in the 
papers Accounts and Office Proce 
dure /Material and Construction / 
General Oral /Roads and Bridges 
Simple Elect . and Mech , 
Engineering , --- vide notifications 
No. 9888 - PWIII(5 )-77127390 , dated 
the 9th September, 1977 and 
No. 187-PWIII (5 )-78 , dated the 23rd 

February , 1978 . 
2. The Governor of Haryana is also pleased to grant exemption to the following Sub - Divisional 
Engineers ( Civil) in the papers noted against their names as they have obtained more than 60 per cent 
marks in thesc papers in the Departmental Professional Examination held from 24th May , 1978 to 26th 
May , 1978 : 
Serial Name 

Subject 
No. 


1 


Shri Suresh Kumar Gupta , S. D. E. 


2 


Shri B. S. Kumar, S : D. E. 


Roads and Bridges /Accounts and 

Office Procedure /Simple Mech . 
and Simple Elect. Engineering/ 

General Oral, 
Material and Construction /Roads 
and Bridges /Accounts and Office 

Procedure /Simple Mech . and 
Elect. Engineering /General 
Oral, 
Simple Mech . and 

Elect 
Engineering 
Roads and Bridges . 
Material and Construction /Roads 

and Bridges/Accounts and Office 
Procedure / Simple Mech . and 
Elect. Engineering/General 
Oral. 


3 


Shri D , S. Jaglan 


4 
5 


Shri Girdhari Lal Sharma , S. D. E. 
Shri Vishwa Nath Sharma, S. D. E. 


V. K. SIBAL , 

Commissioner and Secy . 
BUILDINGS AND ROADS BRANCH 

Bhiwani Circle 

The 31st July, 1978 
No. Z - 42A /LATV / 148B / 1985. — Whereas it appears to theGovernor of Haryana that land is required to be 
taken by Government, on the public expense , for a public purpose, namely , construction of road from 
Bus Stand to City Railway Station at Bhiwani, it is hereby declared that the land described in the 
specification below is required for the above purpose . 

This declaration is made under the provision of section VIof the Land Acquisition Act, 1894 , to all whom 
it may concern and under provision of section 7 of the said Act, the Land Acquisition Collector, Haryana P.W.D., 
B.& R . Branch , Ambala Cantt ., is hereby directed to take order for the acquisition of the said land . 

Plans of the land may be inspected in the office of the Land Acquisition Collector, Haryana Public 
Porks Department, Baildings and Roads Branch , Ambala Cantt. and the Executive Engineer, Provincial Division , 
WW.D., B. & R. Bhiwani. 

SPECIFICATION 


District 


Tehsil 


Khasra Nos. 


Remarks 


Locaiity / 
village , 
Hadbast No. 


Area in 

acres 


Bhiwani 


Bhiwani 


6.28 


Bhiwani Lobar, 

22 


146/3, 121/3/1 , 8 , 13 , 18 , 23 , 3/2 , 

109/3/2 , 8 , 13 , 18 , 23 , 75/3 , 8 , 
18 , 23 , 13 , 82/3/2 , 8 , 13/2 , 18 . 
23 , 53/23/1 , 23/2 , 18 . 


. 


( Sd .) 
Superintending Engineer, Bhiwani Circle , 

P.W.D., B.& R . 

Bhiwani, 


